LOVE-SHAYARLCO 
पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे चुनता है. 
वो अपना हो न हो...दिल पर राज हमेशा उसी का रहता है। 


कर दे नज़रे करम मुझ पर, 

मैं तुझपे ऐतबार कर दूँ, 

दीवाना हूँ तेरा ऐसा, 

कि दीवानगी की हद को पार कर दूँ, 


हर कदम हर पल साथ है, 

दूर होकर भी हम आपके पास है, 
आपको हो न हो पर हमे आपकी कसम, 
आपकी कमी का हर पल एहसास है 


जिंदगी में कोई प्यार से प्यारा नही मित्रता, 

जिंदगी में कोई प्यार से प्यारा नही मिलता, 

जो है पास आपके उसको सम्भाल कर रखना, 
क्योंकि एक बार खोकर प्यार दोबारा नही मित्रता। 


बहुत सुकून मिलता है जब उनसे हमारी बात होती है, 
वो हजारो रातों में वो एक रात होती है, 
जब निगाहें उठा कर देखते हैं वो मेरी तरफ, 


तब वो ही पल मेरे लीये पूरी कायनात होती है। 


धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, 
ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। 


LOVE-SHAYARL.CO 


“दीवानगी मे कुछ ऐसा कर जाएंगे। 
महोब्बत की सारी हदे पार कर जाएंगे, 
वादा है तुमसे दिल बनकर तुम धड़कोगे 
और सांस बनकर हम आएँगे।।” 

मेरे दिल ने जब भी दुआ माँगी है, 

तुझे माँगा है तेरी वफ़ा माँगी है, 


जिस मोहब्बत को देख के दुनिया को रश्क आये, 
तेरे प्यार करने की वो अदा माँगी है। 


तू चाँद मैं सितारा होता, 
आसमान में एक आशिया हमारा होता। 
लोग तुझे दूर से देखा करते और 


सिर्फ पास रहने का हक हमारा होता। 


उनके दीदार के लिए दिल तड़पता है, 

उनके इंतजार में दिल तरसता है, 

कया कहें इस कम्बख्त दिल को.. 

अपना हो कर किसी और के लिए धड़कता है। 


जिस्म छूने से मोहब्बत नहीं होती 
इश्क़ वो जज़्बा है जिसे ईमान कहते हैं 


LOVE-SHAYARI.CO 


हमारा ज़िक्र भी अब जुर्म हो गया है वहाँ, 
दिनों की बात है महफ़िल की आबरू हम थे, 
ख़याल था कि ये पथराव रोक दें चल कर, 
जो होश आया तो देखा लहू लहू हम थे। 


चाहत है या दिल्लगी या यूं ही मन भरमाया है, 
याद करोगे तुम भी कभी किससे दिल लगाया है। 


दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, 
मेरी पहली और आखिरी वफ़ा है तू, 
चाहा है तुझे चाहत से भी बढ़ कर, 

मेरी चाहत और चाहत की इंतिहा है तू। 


न जाने किस तरह का इश्क कर रहे हैं हम, 
जिसके हो नहीं सकते उसी के हो रहे हैं हम। 


आखों की गहराई में तेरी खो जाना चाहता हूँ 

आज तुझे बाँहों में लेकर सो जाना चाहता हूँ 

तोड़ कर हदे मैं आज सारी अपना तुझे बना लेना चाहता 
हम पीना चाहते है. उनकी निगाहों से, 

हम जीना चाहते हैं. उनकी पनाहों में, 


हम चलना चाहते हैं. उनकी राहों में, 
हम मरना चाहते हैं. उनकी बाहों में! 


LOVE-SHAYARI.CO 


सकून मिलता है जब उनसे बात होती है, 
हज़ार रातों में वो एक रात होती है, 


निगाह उठाकर जब देखते हैं वो मेरी तरफ, 
मेरे लिए वो ही पल पूरी कायनात होती है। 


हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, 
तेरे जुल्फों के साये की चाहत आज भी है, 
रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, 


दीवानों सी मेरी वो हालत आज भी है, 
किसी और के तसब्बुर को उठती नहीं. 
बेईमान आँखों में थोड़ी सी शराफत आज भी है। 


पहली मोहब्बत मेरी हम जान न सके, 

प्यार क्या होता है हम पहचान न सके, 

हमने उन्हें दिल में बसा लिया इस कदर कि, 
जब चाहा उन्हें दिल से निकाल न सके। 


तेरा नाम ही ये दिल रटता है, 

ना जाने तुम पे ये दिल क्यू मरता है, 
नशा है तेरे प्यार का इतना, 

किं तेरी ही याद में ये दिन कटता है। 


उनके दीदार के लिए दिल तड़पता है, 
उनके इंतजार में दिल तरसता है, 


क्या कहें इस कम्बख्त दिल को.. 
अपना हो कर किसी और के लिंए धड़कता है। 


LOVE-SHAYARLCO 


जब कोई ख्याल दिल से टकराता है, 

दिल न चाह कर भी खामोश रह जाता है, 
कोई सब कुछ कहकर प्यार जताता है, 
कोई कुछ न कहकर भी सब बोल जाता है। 


आदत बदल दू कैसे तेरे इंतेज़ार की, 

ये बात अब नही है मेरे इकतियार की, 

देखा भी नही तुझ को फिर भी याद करते है, 
बस ऐसी ही खुB्बू है दिल मे तेरे प्यार की. 


कमाल की चीज है ये मोहब्बत 
अधूरी हो सकती है, 
पर कभी खत्म नही हो सकती।” 


